CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 787 राँची, सोमवार 


13 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2018 ई० । 


संख्या-13/पी01 -209 / 2003 ( खंड)-4268/ सी०-- श्री अजय कुमार सिंह, भा०प०से० (1989), अपर 
पुलिस महानिदेषक , रेल, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस 
महानिदेषक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदास्थापित किया जाता है । 


संख्या-13 / पी01- 209/ 2003 ( खंड )-4269/ सी०-- श्री प्रशांत सिंह , भा०प०से० (1992 ), अपर 
पुलिस महानिदेषक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेष तक अपर पुलिस महानिदेषक, रेल , झारखण्ड, राँची के पद पर पदास्थापित किया जाता है | 


संख्या - 13 / पी०1 -209 / 2003 ( खंड )- 4270 / सी०-- श्री हेमन्त टोप्पो , भा०प०से० ( 2001), पुलिस 
उपमहानिरीक्षक, एस०सी०आर०बी० , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक 
अपने ही वेतनमान में प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक , एस०सी०आर०बी०, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदास्थापित किया जाता है । 

श्री टोप्पो के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक , एस०सी०आर०बी०, झारखण्ड, राँची के पद पर योगदान 
करने की तिथि से पुलिस उपमहानिरीक्षक , एस०सी०आर०बी०, झारखण्ड, राँची के पद को पुलिस 
महानिरीक्षक , एस०सी०आर०बी०, झारखण्ड, राँची के रूप में उत्क्रमित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


संख्या-13 /पी०1-209/ 2003 ( खंड)- 4271 / सी० -- श्री सुधीर कुमार झा , भा०प०से० ( 2001), पुलिस 
उपमहानिरीक्षक, झारखण्ड सषस्त्र पुलिस, राँची ( अतिरिक्त प्रभार-पुलिस उपमहानिरीक्षक, गृह रक्षा 
वाहिनी, झारखण्ड, राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी 
पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड सषस्त्र पुलिस , राँची के पद पर पदास्थापित किया जाता है | 


संख्या-13/ पी०1-209 / 2003 ( खंड )-4272/ सी० -- श्री रणजीत कुमार प्रसाद, भा०पु०से० (2001 ) , 
पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक( संगठित अपराध) अपराध अनुसंधान 
विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदास्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 787 -- 50 


